852 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 9 , 1969 ( AGHN . 18 , 1891 SAKA ) 


[ PARTI 


दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 


क्रमांक 4527- III- 69 / 28467.- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 (ए ) ( 1 ) भोर 
3( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर श्री मुकन्दी राम , पुत्र मुनशी राम , मांव जतवार , तहसील नारायणगड़, जिला अम्बाला , को संनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते 

2. यह अनुरान परीफ , 1967 में लागू होगा । 


क्रमांक 39 14- JII- 69/ 28472 .-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) मोप 
3 ( 1 ए ) के अनुसार सोंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध जागीर 
श्रीमती गिजी बाई, विधवा शीतल प्रसाद , गांव भिवानी, तहसील भिवानी, जिला हिसार को संनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं : 


यह अनुदान खरीफ़ , 1965 से लागू होगा । 

दिनांक 3 दिसम्बर , 1969 
क्रमांक 5583 - IV - 6928675.- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) 
और 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपए ) 
को वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित लोगों को संनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


संख्या 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


1 


रोहतक 


जटवाड़ा 


झझर 


2 


श्री जस राम , पुत्र छेलू 
श्री छोटू 

राम , पुत्र लहरी 
श्री खजान सिंह, पुत्र नानाह राम 


लडरावन 


3 


नूनामाजरा 


" 


यह अनदान रबी, 1969 से लागू होंगे । 

क्रंमाक 5317- III - 69 28680.- पूर्वी तंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) (1 ए ) मौर 
3 (10 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करने हए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर निम्नलिखित लोगों को सनंद में दी गई शरतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


क ० सं . जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहःसील 


1 


गुड़गांव 


श्री रि पाल सिंह , पुत्र 


चुनी लाल 


पलर 


गुड़गांव 


2 


श्री अमर सिंह , पुत्र भुलर 


बढ़ा 


" 


3 


श्री प्रभाती , पुत्र अगन 


खेड़ा झन्जरोला 


. 


" 


श्री सुरजीत सिंह यादव , पुत्र नानग राम 


| शेवपुर 


5 


श्रीमती लाडो देवी , 


विधवा 

सुख 


देव 


कनेही 


" 


यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होंगे । 


